निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 931) 


23 कार्तिक 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 14 नवम्बर 2014 


सं0 वन भूमि - 26 / 2009 - 604( ई .) / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 


- 


- 


संकल्प 

13 नवम्बर 2014 
राज्य सरकार के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29( 1 ) के अंतर्गत वर्ष 1994 में राज्य के विभिन्न 
पथ तटों, नहर तटों के किनारे की सुरक्षित वन अधिसूचित भूमि की उपरोक्त अधिनियम की उप - धारा (3 ) के आलोक 
में जाँच हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किये जाने का निर्णय राज्य 
सरकार द्वारा लिया गया है: 
मुख्य सचिव, बिहार, पटना 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव , पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना 

सदस्य 
प्रधान सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना सदस्य 
V . सचिव, जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना 

सदस्य 
vi. प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार, पटना 

सदस्य 
समिति उपरोक्त अधिसूचनाओं में वर्णित भूमि , वनक्षेत्र या बंजर भूमि है अथवा नहीं के संबंध में आवश्यक जांच 
कर अपना प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


TEE: 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 931 -571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


